रजिस्ट्री सं. डी . एल.- 33004/99 . 


REGD . NO . D . L. 33004/99 


सत्यमेव जयते . 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


P 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II - Section 3r- Sub- section (ii ) .. 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
स . 289 ] 

नई दिल्ली , सोमवार , मार्च 19 , 2007 / फाल्गुन 28 , 1928 
No. 289] 

: NEW DELHI, MONDAY, MARCH 19, 2007 /PHALGUNA 28 , 1928 
- वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 

अतः, अब, अधिनियम की धारा 4 की उप - धारा ( 1 ) के दूसरे 
( वाणिज्य विभाग ) 

परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक 
- अधिसूचना 

जोन नियम , 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्द्वारा 

हरियाणा राज्य में ग्राम सीलोखेड़ा, तहसील व जिला गुड़गांव स्थित 
नई दिल्ली , 19 मार्च, 2007 

2. 91 हेक्टेयर के निम्नलिखित अतिरिक्त क्षेत्र को विशेष आर्थिक जोन 
का . आ . 395( अ ) - यतः मैसर्स डी एल एफ लिमिटेड ने 

के एक भाग के रूप में शामिल करने हेतु अधिसूचित करती है जिसमें 
हरियाणा राज्य में ग्राम सीलोखेड़ा, तहसील व जिला गुड़गांव में सूचना 

निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्याएं और क्षेत्र शामिल 
प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र हैं . अर्थात . 
विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन । 

तालिका 
अधिनियम , 2005 ( 2005 का. 28 ) ( जिसे एतद्पश्चात् अधिनियम 
कहा गया है ) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था ; .. . क्र.सं. रेक्ट सं. 

. क्र. सं. रक्ट स. 

सर्वेक्षण सं. 
सर्वक्षण स. क्षत्र ( 

क्षेत्र ( हेक्टेयर में ) 
और यतः केन्द्र सरकार ने उक्त अधिनियम की धारा 3 की (1 ) ( 2) (3 ) 

( 4 ) 
उपधारा ( 10 ) के अंतर्गत उक्त क्षेत्र को विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप 

___ 1. 13 ( 1 ) 6/1 

0.2024 
में विकसित एवं प्रचालित करने के लिए दिनांक 19 जून, 2006 को 

( 2 ) 6/ 2 

0. 2024 
अनुमोदन पत्र प्रदान करने के बाद विशेष आर्थिक जोन नियम , 2006 
के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप- धारा 

( 3 ) 15 

0.4049 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा राज्य के ग्राम 

( 4 ) 16/1 

0.0430 
सीलोखेड़ा, तहसील व जिला गुड़गांव में 12.06 हेक्टेयर के कुल क्षेत्र 

( 5 ) 16 / 2 

0.3619 
को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की दिनांक 6 दिसम्बर, 2006 

( 6 ) 25 न्यूनतम 0. 1670 
की अधिसूचना सं. का . आ. 2070( अ ) में विशेष आर्थिक जोन के 2. 14 ( 1 ) 20 / 3 

0. 3214 
रूप में अधिसूचित कर दिया है । 

( 2 ) 21 /1 0.3542 
और यतः मैसर्स डी एल एफ लिमिटेड ने 12.06 हेक्टेयर के 

( 3 ) 26 

0.0532 
उक्त अधिसूचित क्षेत्र में 2.91 हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र को विशेष 

. 3. 27 (1 ) 1/1 - 

0. 3947 
आर्थिक जोन के एक भाग के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव किया 

( 2 ) 10 

0.4049 

. 
और यतः उक्त विशेष आर्थिक जोन के क्षेत्र को 12.06 

2. 91 

. . कुल 
हेक्टेयर से बढ़ा कर 14.97 हेक्टेयर करने के उक्त प्रस्ताव को दिनांक 

[ फा. सं. एफ. 2/137 /2005 - एस ई जेड ] 
2 फरवरी, 2007 को अनुमोदन बोर्ड द्वारा मंजूरी दे दी गई है। 

... अनिल मुकीम, संयुक्त सचिव 
937 GI /2007 


TIE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3(ii )]] 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 


(1) 


(2) 


(Department of Commerce ) 


0. 3214 


(1 ) 20 / 3 
(2) 21/1 
( 3) 26 
(1) 11 
( 2) 10 


0. 3542 
0.0532 


3. 


27 


0. 3947 


0. 4049 


TOTAL 


.. 291 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 19th March , 2007 
S. 0 . 395( E ). -.- Whereas M/ s. IDLI Limited had 
proposed under Section 3 of the Special Economic Zones 
Act, 2005 (28 of 2005 ), hereinafter referred to as the Act, to 
set up a sector specific Special Iconomic Zone for 
information technology and information technology 
enabled services at village Silokhera , Tehsil and District 
Gurgaon in the State of Haryana ; 

And whereas the Central Government, after the grant 
of the letter of approval under Sub - section ( 10 ) of Section 
3 of the said Act on 19th June, 2006 , for the development 
and the operation of the said sector Specific liconomic 
Zone , in exercise of the powers conferred by Sub - section 
( 1 ) of Section 4 ofthe Act and in pursuance of rule 8 of the 
Special Economic Zones Rules , 2006 , had notified the total 
area of 12 .06 hectares at village Silokhera, Tehsiland District 
Gurgaon in the State of Haryana as Special liaonomic Zone 
in the notification of the Ministry of Commerce and 
Industry, number S . O . 2070( E ), dated 6th December, 2005; 

And whereas M /s . DLF Limited has proposed an 
· additional area of 2 .91hectares to be included in the said 
notified area of 12 . 06 hectares as a part of that Special 
Economic Zone; 


And whereas the said proposal for increasing the 
area of that Special Economic Zone from 12 .00 hectares of 
land to 14.97 hectares has been approved by the Board of 
Approval on 2nd February , 2007 ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred 
by second proviso to Sub -section ( 1 ) of Section 4 of the 
Act and in pursuance of rule 8 of the Special Iconomic 
Zones Rules , 2006 , the CentralGovernmentferchy notifies 
an additional area of 2 .91 hectares at village Silokhera , Tehsil 
and District Gurgaon in the State of Haryana , comprising 
of the Survey numbers and the area given in the Table 
below , to be included as a part of thal Special Economic 
Zone, namely : 

TABLE 


F. No. F. 2/137 / 2005-SEZ ] 

ANIL MUKIM, Jt. Secy . 
अधिसूचना 

नई दिल्ली , 19 मार्च, 2007 
का . आ , 396( अ ).- - यत : मैसर्स डी एल एफ इन्फो सिटी 
डेवलपर्स ( चेन्नै ) ने राज्य में ग्राम मनपक्कम तथा मुगलीवक्कम् , 
श्रीपेरूम्बदूर तालुक जिला कांचीपुरम में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना 
प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक 
जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम , 2005 ( 2005 
का 28 ) ( जिसे एतद्पश्चात् अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3 के 
अंतर्गत प्रस्ताव किया था । 

और यतः केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम , 2006 
के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप - धारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम की धारा 3 
की उप - धारा ( 10 ) के अंतर्गत उक्त विशेष आर्थिक जोन के विकास 
एवं प्रचालन हेतु दिनांक 22 जून, 2006 को अनुमोदन प्रदान करने के 
बाद तमिलनाडु राज्य के ग्राम मनपक्कम तथा मुगलीवक्कम् , 
श्रीपेरूम्बदूर तालुक जिला कांचीपुरम में 13.2923 हेक्टेयर के कुल 
क्षेत्र को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की दिनांक 16 नवम्बर, 2006 
की अधिसूचना सं. का . आ . 1978( अ ) में विशेष आर्थिक जोन के 
रूप में अधिसूचित किया था ; 

और यतः मैस डी एल एफ इन्फो सिटी डेवलपर्स ( चेन्नै ) ने 
तमिलनाडु राज्य के ग्राम मनपक्कम तथा मुगलीवक्कम् 13. 2923 
हेक्टेयर के उक्त अधिसूचित क्षेत्र में 3. 4384 हेक्टेयर के अतिरिक्त 
क्षेत्र को विशेष आर्थिक जोन के एक भाग के रूप में शामिल करने 
का प्रस्ताव किया है : 

और , यतः, उक्त विशेष आर्थिक जोन के क्षेत्र में वृद्धि के लिए 
उक्त प्रस्ताव दिनांक 2 फरवरी, 2007 को अनुमोदन बोर्ड द्वारा 
अनुमोदित कर दिया गया है : 

अतः, अब, अधिनियम की धारा 4 की उप - धारा ( 1 ) के दूसरे 
परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक 
जोन नियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्द्वारा 
तमिलनाडु राज्य के ग्राम मनपक्कम तथा मुगलीवक्कम् , श्रीपेरूम्बदूर 
तालुक , जिला कांचीपुरम में 3. 4384 हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र को 
विशेष आर्थिक जोन के एक भाग के रूप में शामिल करने हेतु अधि 
सूचित करती है जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण 
संख्याएं और क्षेत्र शामिल हैं : अर्थात् : 


Area ( in hectares) 


Sl.No. 
(1) 
1. , 


Rect. No . 

(2) 
13 . 


Survey No. 

(3 ) 


(1) 6/1 


0. 1024 


(2) 6/2 


(9. 2024 


( 3) 15 


0.4049 


( 0.0430 


( 4) 16/1 

(5) 16/2 
. ( 6) 25 min 


( 0. 019 


(0.1670 


TI- O G3(ü ) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Sriperumbudur Taluk , Kancheepuram District in the State 
of Tamil Nadu as Special Economic Zone in thenotification 
of the Ministry of Commerce and Industry number 
S.O . 1978(E ) dated 16th Novernber , 2006 ; 

And whereas M /s. DLF Info City Developers, 
( Chennai) Limited has proposed including of an additional 
area of 3.4384 hectares at Manapakkam and Muglivakkam 
villages, in the said notified area of 13 .2923 hectares as a 
part of that Special Economic Zone ; 

And whereas the said proposal for increasing the 
area of the said Special Economic Zone has been approved . 
by the Board of Approval on 2nd February, 2007; I 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred 
by second proviso to . Sub - section ( 1) of Section 4 of the 
Act and in pursuance of rule 8 of the Special Economic 
Zones Rules, 2006 , the Central Governmenthereby notifies 
an additional area of 3. 4384 hectares at Manapakkam 
and Muglivakkam villages , Sriperumbudur Taluk , 
Kancheepuram District in the State of Tamil Nadu , 
comprising of the Survey numbers and the area given in 
the Table below , to be included as a part of that Special 
Economic Zone ,namely : 

TABLE 


0032 


Sl. No . 


Survey No . 


Name of 
Village 


: 


Area 
( in hectares) 


तालिका 
क्र . सं. ग्राम का नाम सर्वेक्षण सं. (ERY ) 
( 1) (2 ) (3 ) 

( 4 ) 
1. 4140064 ( 1 ) 58 / 1 

1.2435 
( 2 ) 58/2 0.1889 
(3 ) 58 /3 

0.249 
2 grcitcr4 . (1 ) 5877 at2 0 .02 
( 2 ) 58 /8 

0 .07 
( 3 ) 58 /9 

0. 072 
( 4 ) 58/ 10 0 .081 
(5 ) 59/1 

0.487 
(6 ) 59 /37 0 .06 
(7 ) 56/2 FT 0 . 10 
(8 ) 56 /25 0 .028 
( 9 ) 56/2. 914 0028 
( 10 ) 56 /2 47 0049 
( 11) 56 /3 

0 .021 
( 12 ) 56 /4 
( 13 ) 5776 

0.012 
( 14 ) 5777 01 0089 
( 15 ) 57/ 10 of 0089 
( 16 ) 57 / 13 

0 . 04 
( 17 ) 57/ 14 

0 . 074 
( 18 ) 57/ 153 0313 
( 19 ) 57/ 15 0. 089 . . 
( 20 ) 59 /3 uzat 0.003 
कुल 

3 .4384 
[ 97. F 94 . 2 /124 / 2005 - H $ TE ] 

अनिल मुकीम , संयुक्त सचिव 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 19th March , 2007 : 
S . O . 396 ( E ). — Whereas M /s . DLF Info City 
Developers (Chennai) Limited had proposed under Section 
3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005 ), 
hereinafter referred to as the Act, to set up a sector specific 
Special Economic Zone for information technology and 
information technology enabled services at Manapakkam 
and Muglivakkam villages , Sriperumbudur Taluk , 
Kancheepuram District in the State of Tamil Nadu ; 

And whereas the CentralGovernment, after the grant 
of letter of approval under Sub -section ( 10 ) of Section 3 of 
the Act for the development and operation of the said 
sector specific Special Economic Zone , on 22nd June, 2006 , 
in exercise of the powers conferred by Sub -section ( 1) of 
Section 4 of the Act read with rule 8 of the Special Economic 
Zones Rules 2006 , had notified the total area of 13.2923 
hectares at Manapakkam and Muglivakkam villages, 


1. 


Manapakkam 


2 


. Mugalivakkam 


0.02 


(7) 56 /20 


(1) 58/1 1. 2435 
(2) 5812 0 . 1889 
(3) 58/3 0.249 
(1) 58/ B2 
(2) 58/8 

0 .07 
(3 ) 5819 0.072 
(4) 58/10 0 .081 
(5) 59/1 

0 .487 
(6) 59 / 3B 0 .06 

0 .10 
(8) 56 /2E 0.028 

(9 ) 56 / 2F 0 .028 
( 10 ) 5626 0.049 
( 11 ) 56 /3 0 .021 
( 12 ) 56 /4 0.032 
( 13) 5716 

0.012 
( 14 ) 57/7B 0 .089 
(15 ) 57 / 10B 0 .089 
(16 ) 57/13 0.04 
(17) 57/ 14 0 .074 
(18) 57 /15A 0.313 
(19) 57 /15B 0 .089 
( 20) 59/3A2B . 0.003 
TOTAL : 3.4384 

{F . No . F .2 /124 /2005 -SEZ ] 

ANIL MUKIM , Jt . Secy . 


Printed by the Manager, Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 " 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 . 


